DIVIDU TOU 
METHO - ( 1 ) - 72 ure .N AD 12294 REGIRTERED NO. D - (D ) - 73 


L 


Cloud 


I . 


IN 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Indiancinta 


Sprinttiat 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HIT I 1 
PART 1 Section 1 

माधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


ho 1 
No. 1) 


a ferent, ait, matt 1, 1975 / 47 11, 1896 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1975/PAUSA II, 1896 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्मा दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be led 

20 i separate compilation 


MINISTRY OF FİNANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st January 1975 
PRIZE INCEN FIVE SCHEME FOR HOLDERS OF POST OFFICE SAVINGS BANK 

ACCOUNTS 
No. F . 2 (22 )-NS / 74. . This Ministry s Notification No. F . 3 (II )-NS / 72 dated 
the 16th October 1973 as amended by subsequent Notification No. F . 3 (11)-NS/ 72 
dated the 1st November 1973 and Notification No . F . 3 ( 31) -NS / 73 dated the 1st February 
1974, is hereby further amended as undcı :~ 
1 . The following sentence appearing in paragraph 2 stands deletod : 
" In accounts, in which a part of the amount has been " blocked " as a blocked 

deposit for 2 or 3 years , the blocked amount shall be treated as deposit 

to determine the minimum balance in the account." 
2 . For the existing paragraph 5 relating to payment of prize money , the following 
shall be substituted : 
Payment of prize money . The holder of a prize -winning account , other than 

winners of V and VI prizes , may present his claim togcthor with his pass 
book , at any time after the date of relative draw , at the post office where 
the account stands along with an application in the form prescribed for 
this purpose by the P & T Department. A recceipt will be given by the Post 
office therefor. After the claim has been admitted , payment shall be 
made by the respective Post Office where the account stands by cbequc . 
The claim must be preferred within six months from the date of draw . 

Any claim received thereafter shall not be accepted . 
In respect of the V and VI prizes, no claim application will be called for from 

the prize -winning account holders As soon as the list of prize -winning 
account / code numbers is received in the Head Post Offlce the Postmaster 
will issue necessary sanction and credit the prize amount to the Savings 
Bank account of the concerned depositor. The Postmaster will also inform 
each of the prize -winning depositors about his having won the pirze and 

ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part I SEC . 11 


also the date of credit of the amount in his Savings Bank account. - The 
depositor may present thc pass book at the Post Office where his account 
stands for getting the entry of deposit made therein , 

BY ORDER OF THE PRESIDENT. 

K . N . ROW , Jt, Secy . 
वित्त मंत्रालय 
( प्राथिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 जनवरी, 1975 
जाकघर बबत बैंक खाताधारियों के लिए पुरस्कार प्रोत्साहन योजना 

सं० एफ० 2 ( 22 ) -एन० एस० / 74. ---इस मंत्रालय की 16 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना 
संख्या एफ० 3 ( 11 ) -एन०एम० / 72 जिसे 1 नवम्बर , 1973 की अधिसूचना संख्या एफ 3 ( 11 ) 
एन०एस०/ 72 और 1 फरवरी , 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 3 ( 31 )-एन० एस० / 73 के द्वारा 
संशोधित किया गया था तद्वारा निम्नलिखित रूप में पुन : संशोधित की जाती है : 

1. पैराग्राफ 2 में दिया गया निम्नलिखित वाक्य निकाल दिया गया है : 
" उन खातो में , जिनमें , रकम का एक भाग ब्लाक जमा के रूप में 2 या 3 वर्षों के लिए 

रखना पड़ता है , उन नाक रकमों को उन खातों में न्युनतम बकाया जमा रकम 

का निर्णय करने के लिये हिसाब में लिया जायेगा ” । 
2. पुरस्कार की रकम की अदायगी से सबंधित वर्तमान पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित 
पैराग्राफ लिखा जायेगा - 
पुरस्कार की रकम की वायगी. --इनाम जीतने वाले खाते का धारक , पांचवां और छठा इनाम 

जीतने वालों को छोड़कर, मबंबित लाटरी निकालने की तारीख के बाद किसी समय 
भी अपनी पास बुक सहित उस डाक घर में जहा उसका खाना खुला हुआ है, डाक 
और तार विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट फार्म में आवेदन पत्र भर कर 
अपना दावा पेश कर सकता है । उस दावे के लिये डाकघर द्वारा रसीद दी जायेगी । 
दावे के स्वीकार कर लिये जाने के बाद उस डाक घर द्वारा, जिसमे , दावा करने 
वाले का खाता खुलाहमा है, चैक द्वारा प्रदायगी की जायगी । इनाम निकलने की 
तारीख से छ. महीने के अन्दर दावा पेश किया जाना चाहिये । उसके बाद पेश किया 

जाने वाला कोई भी दावा स्वीकार नही किया जायगा । 
पावरें और छठे इनामों के संबंध में इनाम जीतने वाले खाताधारको से दावा संबंधी कोई 

आवेदन -पत्र नहीं मांगा जायेगा । जैसे ही इनाम जीतने वाले खाता/ कोड नम्बरों की 
सूची प्रधान डाकघर में पायगी , डाक पाल ( पोस्ट मास्टर ) आवश्यक मंजरी-पत्र 
जारी करेगा । और सम्बद्ध जमा कर्ता के बचत बैंक खाते मे इनाम की रकम जमा 
कर देगा । डाक पाल इनाम जीतने वाले प्रत्येक जमा कर्ता को उसके इनाम जीतने 
की सूचना देगा और वह तारीख भी बतायेगा जिसको उसके बचत बैंक खाते में 
इनाम की रकम डाल दी गयी है । जमा कर्ता उसके खाते में जमा की गयी रकम के 
संबंध में इंदराज कराने के लिये उस डाक घर में जहां उसका खाता खुला हुआ है 
अपनी पास बुक पेश करेगा । 

राष्ट्रपति के आदेश से , 
के० एन० राव , सयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


PRİNTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


